PARTI ) 


HARYANA GOVT . GAZ ., AUG. 9 , 2011 (SRVN. 18. 1933 SAKA) 


929 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं मार्ग शाखा), गुड़गांव वृत्त, गुड़गांव 


दिनांक 1 अगस्त , 2011 


संख्या 28- जी ०ए०-87 - डी 0/58 .-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा , 
सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव पाखल एवं पावटा, तहसील व जिला फरीदाबाद के लिए भूमि निर्माण , प्रबन्धन, विकास, 
रखरखाव तथा उपयोग, सड़क निर्माण व टोल प्लाजा, बल्लभगढ़- सोहना कि ० मी ० 11.900 से 12.200 सड़क के लिए अपेक्षित है । इसके द्वारा 
यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 का अधिनियम 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए दी जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को 
अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात , सभी अन्य कार्य 
करने के लिए, इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में , किसी अर्जन के सम्बन्ध में आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन या दो समाचार 
पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग 
(भवन तथा मार्ग शाखा), प्रान्तीय मण्डल फरीदाबाद या भूमि अर्जन कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), अम्बाला कैन्ट के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम / 


क्षेत्रफल 


सर्वेक्षण संख्या 


हदबस्त नं ० 


आयत संख्या 


खसरा 
संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


फरीदाबाद 


फरीदाबाद 


0.737 


21/1 


15/2, 16/1, 16/2, 25 , 54/3 


पाखल, 
हदबस्त नं ० 19 


फरीदाबाद 


फरीदाबाद 


पावटा , 


3.486 


26/1 


16 , 17/1, 24/2/2, 25 


हदबस्त नं 0 20 


31// 


3/2/2, 4/1/2, 4/2, 4/3, 414, 7, 8/2, 12/2/2, 13/2 


कुल : 4.286 


एन ० के ० गर्ग, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
गुड़गांव वृत्त , लोक निर्माण विभाग, 
( भवन एवं मार्ग शाखा), गुड़गांव । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDINGS AND ROADS BRANCH ) GURGAON CIRCLE , GURGAON 


The 1st August, 2011 
No. 28- GA- 87 / 0 / 58.C - Whereas, it appears to the Governor , Haryana that the land specified below is likely to be 
acquired / to be taken by the Government, at public expense , for a public purpose , namely , for the construction , operation , 
development, maintenance and utilization of road for Public Works Department (Buildings and Roads Branch ), 
Ballabgarh - Sohna Road Km. 11.900 to 12.200 . Toll Plaza in village Pawta and Pakhal, Tehsil and District Faridabad. It 
is hereby notified that the land in the locality described in the specifications below is likely to be acquired for the above 
purpose. 


930 


HARYANA GOVT. GAZ.. AUG. 9. 2011 (SRVN. 18. 1933 SAKA ) 


[ P.ARTI 


This notificatiori ismade under the provision of Section tof the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for 
the information of all to whom itmay concern . 


In exercise of the powers conferred by aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to authorize the 
officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the 
land in the locality and to do all other Acts required or permitted by that section . 


4 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality . may, within thirty 
days of the publication of the notification in the Official Gazette or in two daily newspapers or publicity of the 
notification ever is later,tile an objection in writing before Land Acquisition Collector, Haryana , Public Works Department 
( Buildings and Roads Branch ), Ambala Cantt . under the said Act. 


The plans of the land may be inspected in the office of the Executive Engineer, Public Works Department 
( Buildings and Roads Branch ), Provincial Division , No. 1, Gurgaon and office of the Land Acquisition Collector, Hisar . 


Specifications 


District 


Tehsil 


Survey No. 


Village and 
Hadbast No. 


Area in 
Acre 


Field 
No. 


Rectangle No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Faridabad 


Faridabad 


21/1 


15/2, 16/1 , 16/2, 25,54/ 3 


Faridabad 


Faridabad 


Pakhal, 

0.737 
H. B. No. 19 
Pawta , 

3.486 
H. B. No.20 

Total : 4.286 


26/1 


16, 17/1 , 24/2/2 , 25 


31/1 


- 


3/2/2, 4/1/2, 4/2, 4/3 , 4 / 4,7. 8/2 , 12/2/2, 
13/2 


N.K. GARG , 

Superintending Engineer, 
Gurgaon Circle, Public Works Department 
(Buildings and Roads Branch ), Gurgaon . 


कृषि विभाग 


दिनांक 3 अगस्त , 2011 


संख्या 74-कृषि अनु ०(1)-2011/12016. - पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 ( 1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 6 क 
उपधारा (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में 
वर्णित क्षेत्र को खाना 1 में विनिर्दिष्ट टोहाना के मण्डी क्षेत्र से निकालते हुए तथा उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट जाखल के मण्डी क्षेत्र 
में उसे शामिल करते हुए उक्त अनुसूची के क्रमश: खाना 1 तथा 2 में वर्णित टोहाना तथा जाखल के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों की सीमाओं को 
परिवर्तित करने के अपने आशय की घोषणा करते हैं । 


--- 


इसलिए, अब, इसके द्वारा जनसाधारण तथा विशेष रूप से उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए है जिनके इस से प्रभावित होने की 
संभावना है और राजपत्र में सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो 
आमन्त्रित करने के लिए नोटिस दिया जाता है । ऐसे आक्षेप या सुझाव जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़ 
द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त होंगे , विचार किया जाएगा । 


। 


PARTI 


HARYANA GOVT . GAZ ., AUG. 9 , 2011 ( SRVN. 18, 1933 SAKA) 


931 


मण्डी क्षेत्र जिससे क्षेत्र 
निकाला जाना है 


मण्डी क्षेत्र जिसमें क्षेत्र 
शामिल किया जाना है 


अनुसूची 
क्षेत्र जो टोहाना के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाना है तथा 
जाखल के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में शामिल किया जाना है 


2 


3 


टोहाना 


जाखल 


गांव का नाम 


हदबस्त संख्या 


तहसील 


जिला 


( iv ) 


1. उदयपुर 


207 


टोहाना 


फतेहाबाद 


2. कुदनी 


208 


टोहाना 


फतेहाबाद 


रोशन लाल, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार . 

कृषि विभाग, चण्डीगढ़ । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 3rd August, 2011 


No. 777-Agri. Sec .(1)-2011/12016 .—-In exercise of the powers conferred by clause (1) of Sub- section (1) of 
Section 6A of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 ( Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana 
hereby declares his intention to alter the limits of notified market area of Tohana and Jakhalmentioned under columns 
1 and 2 respectively of the Schedule given below by excluding the area mentioned in column 3 of the said Schedule 
from the market area of Tohana specified in column i and including the same in the market area of Jakhal specified in 
column 2 of the said Schedule . 


Now , therefore, notice is hereby given for the information of the public in general and especially the persons 
likely to be affected , to invite objections and suggestions, if any , within a period of thirty days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette . Such objections or suggestions as may be received by the 
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Agricultural Department, Chandigarh with 
respect to aforesaid proposal within the period so specified , shall be taken into consideration . 


Schedule 


Market area from which 
area is to be excluded 


Market area in which 
area is to be included 


Area to be excluded from the notified market area Tohana and 
to be included in the notified market area of Jakhal 


1 


2 


3 


Tohana 


Jakhal 


Hadbast No. 


Tahsil 


District 


Name of 
Village 


( ii ) 


( iii) 


(iv) 


1. Udaipur 


207 


Tohana 


Fatehabad 


2. Kudni 


208 


Tohana 


Fatehabad 


ROSHAN LAL, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana, Agriculture Department. 


. 


